बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1. श्री पवन कुमार पाण्डेय 


13 पौष 1944 ( श ० ) 

( सं ० पटना 04 ) पटना , मंगलवार , 03 जनवरी , 2023 

बिहार विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 
2 दिसम्बर , 2022 

सं ० 1 स्था ० - 148 / 2017-2581 / वि ० स ० - - बिहार विधान सभा सचिवालय में कार्यरत कर्मियों का पी.ए.आर. 
देखते हुए सभी पद सोपानों के खाली पड़े पदों पर यथा योग्य कर्मियों को ( जिन पर किसी प्रकार का आरोप न हो ) 
नियमानुसार एवं विधि सम्मत प्रभार देने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया 
जाता है : 

संयोजक 


प्रभारी सचिव , बिहार विधान सभा 


2. श्री पवन कुमार सिन्हा 


उप सचिव , बिहार विधान सभा 


सत्यमेव जयते 


3. श्री असीम कुमार 


उप सचिव , बिहार विधना सभा 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सदस्य 


सदस्य 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
पवन कुमार पाण्डेय , 

प्रभारी सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 04-571 + 10- डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


